रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


Crima 


ERNET 


REGD . NO . D. L.-33004/ 99 


utar 


PSI 


T 


SIDHI 


का 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 — Sub - section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , नवम्बर 26 , 2013 / अग्रहायण 5 , 1935 
NEW DELHI, TUESDAY , NOVEMBER 26 , 2013 / AGRAHAYANA 5 , 1935 


सं . 2640 ] 
No. 2640 ] 


कार्मिक , लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय 


( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 26 नवम्बर, 2013 
का . आ . 3481 ( अ ). — राष्ट्रपति , सूचना का अधिकार 
अधिनियम , 2005 ( 2005 का 22 ) की धारा 12 की उप - धारा ( 3 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , समिति की सिफारिश पर , 
श्री यशोवर्धन आजाद को तारीख 22 नवम्बर , 2013 से , केन्द्रीय 
सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त करते हैं । 

[ फा. सं . 4/3/ 2013 - आई आर ] 

मनोज जोशी , संयुक्त सचिव 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2013 
का . आ . 3482 ( अ ). - राष्ट्रपति , सूचना का अधिकार 
अधिनियम , 2005 ( 2005 का 22 ) की धारा 12 की उप - धारा ( 3 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समिति की सिफारिश पर , 
श्री शरत सभरवाल को तारीख 22 नवम्बर, 2013 से, केन्द्रीय सूचना 
आयोग में सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त करते हैं । 


[ फा . सं. 4/ 3/ 2013 - आई आर ] 


मनोज जोशी , संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF PERSONNEL , PUBLIC 

GRIEVANCES AND PENSIONS 
(Department of Personnel and Training ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 26th November , 2013 

S .O . 3481 ( E ). — In exercise of the powers conferred 
by sub -section (3 ) of Section 12 of the Right to Information 
Act, 2005 ( 22 of 2005 ) , the President , on the 
recommendation of the Committee , is pleased to appoint 
Shri Yashovardhan Azad as the Information Commissioner 
in the Central Information Commission with effect from the 
22nd day of November, 2013. 

[ E. No. 4/ 3/ 2013 -IR] 
MANOJJOSHI , Jt. Secy. 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 26th November, 2013 

S . O . 3482 (E ). — In exercise of the powers conferred 
by sub - section ( 3 ) of Section 12 of the Right to Information 

Act , 2005 (22 of 2005 ) , the President , on the 
recommendation of the Committee , is pleased to appoint 
Shri Sharat Sabharwal as the Information Commissioner in 
the Central Information Commission with effect from the 
22nd day of November, 2013 . 

[ E. No. 4/ 3/2013-IR] 
MANOJ JOSHI, Jt. Secy. 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 26 नवम्बर , 2013 
का . आ . 3483 ( अ ). - राष्ट्रपति , सूचना का अधिकार 
अधिनियम , 2005 ( 2005 का 22 ) की धारा 12 की उप - धारा ( 3 ) 


4987 GI/ 2013 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC. 3(ii)]] 


Act, 2005 (22 of 2005 ), the President, on the recommendation 
of the Committee , is pleased to appoint Shri M . A . Khan 
Yusufi as the Information Commissioner in the Central 
Information Commission with effect from the 22nd day of 
November, 2013. 

[ E. No. 4/3/2013-IR] 

MANOJ JOSHI, Jt. Secy. 
अधिसूचना 


नई दिल्ली , 26 नवम्बर , 2013 


द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , समिति की सिफारिश पर , 
सुश्री मंजुला प्राशर को तारीख 22 नवम्बर , 2013 से , केन्द्रीय सूचना 
आयोग में सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त करते हैं । 

[ फा . सं. 4/3 /2013 - आईआर ] 

मनोज , जोशी , संयुक्त सचिव 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 26th November, 2013 

S .O . 3483 (E ). — In exercise of the powers conferred 
by sub -section ( 3 ) of Section 12 of the Right to Information 

Act , 2005 ( 22 of 2005) , the President, onthe 
recommendation of the Committee , is pleased to appoint 
Ms.Manjula Prasher as the Information Commissioner in 
the Central Information Commission with effect from the 
22nd day of November, 2013 . 

[ E. No . 4/ 3/ 2013-IR] 

MANOJ JOSHI, Jt. Secy . 
अधिसूचना 
नई दिल्ली, 26 नवम्बर , 2013 
का . आ . 3484 ( अ ). - राष्ट्रपति , सूचना का अधिकार 
अधिनियम , 2005 ( 2005 का 22 ) की धारा 12 की उप - धारा ( 3 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समिति की सिफारिश पर , 
श्री एम. ए. खां यूसुफी को तारीख, 22 नवम्बर, 2013 से , केन्द्रीय 
सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त करते हैं । 

[ फा . सं. 4/3/ 2013 - आई आर ] 

मनोज जोशी, संयुक्त सचिव 
NOTIFICATION 
New Delhi,the 26th November, 2013 

S . O . 3484 (E ). — In exercise of the Powers conferred 
by sub - section (3 ) of Section 12 of the Right to Information 


का . आ . 3485 ( अ ). - राष्ट्रपति , सूचना का अधिकार 
अधिनियम , 2005 ( 2005 का 22 ) की धारा 12 की उप - धारा ( 3 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , समिति की सिफारिश पर , 
श्री मदाभूशी श्रीधर आचार्युलु को तारीख 22 नवम्बर , 2013 से , 
केन्द्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त करते हैं । 

[ फा. सं. 4/3/2013 - आई आर ] 

मनोज जोशी, संयुक्त सचिव 


NOTIFICATION 


New Delhi,the 26th November, 2013 

S .O . 3485 ( E ). — In exercise of the powers conferred 
by sub -section ( 3) of Section 12 of the Right to Information 
Act, 2005 ( 22 of 2005 ) , the President , on the 
recommendation of the Committee , is pleased to appoint 
Shri Madabhushi Sridhar Acharyulu as the Information 
Commissioner in the Central Information Commission with 
effect from the 22nd day of November, 2013 . 

[ E. No. 4/ 3/ 2013 -IR] 


MANOJ JOSHI , Jt. Secy . 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 


